रजिस्ट्री सं डी एल - 33004/ 97 


O 


REGD. NO. D . L.- 33004/ 97 


सम्पर्मबाजपत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


. . 


. . . . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 1 
PART I - Section 1 

8 /11 
प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = 

नई दिल्ली, बुधवार , नवम्बर 12 , 1997 / कार्तिक 21, 1919 
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12 , 1997 /KARTIKA 21 , 1919 
- - - = - = - = - = - =- = - = - = - . - : - - . ---- - - - - - - - - 


= 


- - 


- - - 


- - - - = = 

म . 218 ] 
No. 2181 
- - - - - 


- - 


वित्त मंत्रालय 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 


( बजट प्रभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 12 नवम्बर , 1997 


सं० 4 ( 14 ) - डब्ल्यू० एण्ड एम० / 95. - भारत सरकार एतदद्वारा इस मंत्रालय की दिनांक 10 मार्च, 1993 की अधिसूचना संख्या एफ 
4( 2 ) - डब्ल्यू० पट एम0/93 और दिनांक 29 सितम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या एफ० 4 ( 14 ) इल्य पण्ड एम०/95 में यथा निर्दिष्ट 10 प्रतिशत 
गहत बांड, 1995 की योजना में निम्नानमा संशोधन अधिचित करती है : 

(i ) दिनांक 10 मार्च, 1993 की अधिसूचना के पैग 11 ( ii )में फार्म क शब्दों के लिए " संशोधित फार्म क " प्रतिस्थापित किया जाए । 
( ii ) दिनांक 10 मार्च, 1993 की अधिसूचना के साथ लगे " फार्म क को प्रतवारा मंशोधित फार्म क द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है । 
( iii ) दिनांक 10 मार्च, 1993 की अधिसूचना के पैरा 12 के उप- पैग ( i) और ( iv ) में “ फार्म ख के लिए " संशोधित फार्म ख शब्द प्रतिस्थापित 

किया जाए । 
( iv ) दिनांक 10 मार्च, 1993 की अधिसूचना के पृष्ठ 2 पर प्रकट होने वाले फार्म " ख " को एतद्द्वारा संशोधित फार्म " ख " से प्रतिस्थापित किया 

जाता है । 


" संशोधित फार्म क और संशोधित फार्म ग्व " इस अधिमृचना के साथ संलान हैं । 


जे०एम० माथुर, अपर सचिव 


( बजट ) 


2011 ( 11 / 07 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PARTESEC . 1 ] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

(Budget Division ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th November, 1997 


No . 7 . 4 ( 14 )- W & M / 95 -- The Govomment of India hereby notifion that 


tho Schone of 10 % Relief Bonda , 1995 as peal Ned in thi , Ministris 
Notifloation , No . 7 . 4 ( 2 ) - W & M / 93 dated 10th Mar 1993 and 


No , 8 . 4 ( 14 ) - W & N / 95 dated 29th Soptember , 1995 shall be abjaot 


to amanducat tharoto ao follows: 


I - For the words " POM A " in paragraph 11 ( 11 ) or the Notication 


dated 10th Marah , 1993, substitute the word " Revised Toom A " . 


II - FOD A attached to Notification dated 10th March 1993 16 


horoby sub tituted by the revised Form A " . 


III - Yor the words " Tom B " in subuparagraphs ( 1 ) and (iv ) of 


paragraph 12 of the notification datod 10th March 1993 mbotitute 


the word " Revised Form B " . 


IV - Poza B appearing on page 2 of the notification dated 10th March 


1993 1 . horoby rabati tuted by the revised Poz . B . 


The " Revised Form A " and the " Revised Form B " are annexed 
to this notification , 


J. S . MATHUR , Addl. Secy . 

(Budget ) 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अनबन्ध 
समाधित फार्मक 

ANNEXURE 
REVISED FORM A 
- ---- ------प्रतिशत राहत बांड के लिए आवेदन फार्म 
APPLICATION FORM FOR - -------- % RELIEF BONDS 

( फार्म भरने से पहले अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़े ।) 
(Please read the instructions carefully before filling up the form ) 

( उचित खाने में बड़े अक्षरों में लिखें तथा ( 1 ) चिह लगायें ) 

(Please write in block letters and tick ( v ) the appropriate box) 
मैं /हम अवधि समाप्त -- ---- प्रतिशत राहत बांड-- 

दलाल का नाम : 
- - - - 

BROKERS NAME 
राशि प्रस्तुत करते हैं जो --- --- --- प्रतिशत राहत कोड सं ICODENO 
बांड -- -- - - -- -- - के अभिदान की राशि है - पता/ ADDRESS 
अभिदान की रू -- ------- ----- 
( रूपये -- ----- --- -- -- -- -- -- ---------- -- -) 
की राशि नकद [ ] - --------- ---- ----- 

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए 
बैंक/ शाखा पर आहरित दिनांक -------- 

FOR OFFICE USE ONLY 

अदा की गयी दलाली रु 
के [ ] चेक [ ] मांग ड्राफ्ट सं . ---- द्वारा प्रदत्त 

BROKERAGE PAIDRs. 
INWETENDERTHE SUMMATURED -- -- - % 

आवेदन पत्र सं I I । । 
RELIEF BONDS - --- - - BEING THE 

APPLICATION NO . 
SUBSCRIPTION TO -- -- - % RELIEF BONDS 

दिनांक/ DT . । । । । 
-- - - - -- - - AMOUNT OF SUBSCRIPTIONRs. 

अदाकर्ता बैंक की नामे 
(Rupees 

डालने की तारीख 
PAID BY [ ] CASH [ ] CHEQUE 

DATE OF DEBIT OF 
[ ] DDNo. ...................... DATED ................ 

DRAWEE BANK LILLLI 
DRAWNON................ 

संपर्क कक्ष को अंतरित 
(BANK BRANCH ) 

करने की तारीख 
अवधि समाप्त बांड सं . ----- --- ( परिवर्तन के . 

DATE OF TRANSFER 
मामले में ) 

TO LINK CELLLLLLL 
MATURED BOND NO. - - -- --- (IN CASE OF विशेष चालू खाते में जमा की तारीख 
CONVERSION ONLY ) 

DATE OF CREDIT 
मैं /हम [ ] व्यक्ति [ हि . अ . परिवार के कर्ता | TO SPL . CURRENT ANC | | । । । । । 
नाबालिग की ओर से रूप में आवेदन करते हैं 

सरकारी खाते में अंतरित करने की सारीख 

DATE OF CREDIT TO 
IIWEAPPLY AS [ ] INDIVIDUAL [ ] KARTAOF 

GOVT . AC LILIULI 
H . U .F. ( ) ON BEHALF OF MINOR 

बांड संख्या 
नाबालिग से रिश्ता [ ] पिता [ ] माता 

BOND NO. 

LILLLLLLLLL 
[ ] कानूनी अभिभावक 
RELATIONSHIP WITH MINOR ( ] FATHER 

कृ मु . म . प्र/ शाखा प्रबंधक 
[ ] MOTHER [ ] LEGAL GUARDIAN 

PC.G . M JBRANCH MANAGER 
धारण का स्वरूप 

प्राप्ति कार्यालय की पूरे पते के 
MODE OF HOLDING : 

साथ रबड़ की मुहर 
[ Uएकल [ ] संयुक्त [ ] कोई एक या जीवित । RUBBER STAMP OF RECEIVING OFFICE 

WITH FULL ADDRESS 
व्यक्ति । 
[ ] SINGLE [ ] JOINT [ ] ANYONE OR 
SURVIVOR * 
हैसियत [ निवासी [ ] अनिवासी 
STATUS :[ ] RESIDENT [ ] NON- RESIDENT 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARI I - - SEC . 1 ] 


मैं / हम अनुरोध करता हूं / करते हैं कि मुझे/ हमें बांड नीचे उल्लिखित प्रकार से जारी किये जाएँ : 
INE REQUEST THAT THE BONDIS MAY BE ISSUED TO MEUS AS INDICATED BELOW : 
[ ] स्टाक प्रमाणपत्र । सरकारी वचनपत्र 
[ ] STOCK CERTIFICATE [ ] GOVT. PROMISSORY NOTE 
मैं / हम व्याज [ ] अवधि समाप्त पर [ ] छमाही में e. 

में आहरित करना चाहता 
हूं/ चाहते हैं । 

बांडों का अपेक्षित 
IWE WISH TO DRAWINTEREST [ ] ON MATURITY [ ] HALF 
YEARLY AT @ 

मूल्यवर्ग 
( हर शब्द के बाद एक खाना छोडकर बड़े अक्षरों में लिखते हए भरा जाए ) DENOMINATION 
( Fill in the boxes using block letters leaving one box blank after each word ) OF BONDS 

REQUIRED $ 
प्रथम आवेदकाहि . अ . प. / नाबालिग का पूरा नाम 
FULL NAME OF THE FIRST APPLICANTHUF /MINOR 


पिता/ माता/ ( नाबालिग के मामले में ) कानूनी अभिभावक / हि . अ . प . का कर्ता/ मुख्तारनामाधारक का पूरा नाम 
FULL NAME OF FATHER /MOTHERLEGAL GUARDIAN ( IN CASE OF MINORYKARTA OF HUFI 
POWER OF ATTORNEY HOLDER 


जन्म तारीख(नाबालिग के मामले में )/ DATE OF BIRTH(IN CASE OF MINOR ) 


DT ( दि ) MTH(म ) YR(वर्ष ) 

लिंग/ SEX _ _ _ _ पु. स्त्री / MF 
रिजर्व बैंक के पास पहले ही पंजीकृत मुख्तारनामा | हिन्दू अविभक्त परिवार के मामले में पंजीकरण सं . 
Registration No. in case Power of Attorney/ HUF alroady registered with Reserve Bank of India 


प्रथम आवेदक का पता ( नाम पुन: न लिखें ) 
ADDRESS (DO NOT REPEAT NAME ) OF THE 1ST APPLICANT 


पिन | PIN 


राज्य / STATE 
विपिरजापटेक कारनामाारैग्माता 
FULL NAME AND ADDRESS OF 2ND APPLICANT 


ती का 
नाम 
TULINAME AND ADDRESS OF BRD APPLICANT 


तृतीय आवेदक का नाम और पता 
FULL NAME AND ADDRESS OF 3RD APPLICANT 


चतुर्थ आवेदक का नाम और पता 
FULL NAME AND ADDRESS OF 4TH APPLICANT 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


.. . .. . ... .. 


प्रथम आवेदक का हस्ताक्षर/ अंगूटा 
SIGNATURESTHUMB IMPRESSION OF 1ST APPLICANT 


साक्षी के हस्ताक्षर 1 ) ...... ... .... 
नाम और पता 


द्वितीय आवेदक का हस्ताक्षर/ अंगूटा ............ 
SIGNATURETHUMB IMPRESSION OF 2ND APPLICANT 


तृतीय आवेदक का हस्ताक्षर/ अंगूठा 
SIGNATURE/THUMB IMPRESSION OF 3RD APPLICANT 


SIGNATURE 2 ) ... .. ...... 
NAME AND ADDRESS 
OF WITNESS 


चतुर्थ आवेदक का हस्ताक्षर/ अंगूठया ... ............ 
SIGNATURE/THUMB IMPRESSION OF 4TH APPLICANT 


टिप्पणी : 


NOTE : * 


.. 


किसी एक या जीवित के आधार पर धारणों की अनुमति केवल सरकारी वचनपत्र के 
मामले में दी जाती है । 
Holding on any one or survivor basis is permitted only in case of Government 
Promissory Notes 
संबंधित अवधि का व्याज उत्तर दिनांकित व्याज वारंट जारी करते हुए रिजर्व बैंक के 
कार्यालयों/ भारतीय स्टेट बैंक / उसके सहयोगी बैंकों की शाखा में देय होगा । 
Interest will be payable at the offices of RBlbranches of SBV Associate Banks 
by issue of post dated interest warrants for the period alongwith the Bond . 
अंगूठे के मामले में 
In case of thumb impression 


.. 


@ 


+. 


+.. 


.. 


बांड न्यूनतम रू 1000/ - के लिए और उसके गुणजों में जारी किये जायेंगे । 
Bonas t . il be issued for minimum fo Rs . 1, 000/- and multiple thereot . 


. 0 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


4 


- 


हिन्दू अविभक्त परिवार घोषणा फार्म 

H. U. E. DECLARATION FORM 
(केवल आवेदक हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता होने पर ) 

(ONLY IF APPLICANT IS KARTA OF HUF) 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
प्रथम आवेदक के सामने दिये गये पते पर निवास करनेवाला शपथपूर्वक कहता हूं कि हिन्दु अविभक्त 
परिवार प्रकार का कर्ता हूं । 
RESIDING AT THE ADDRESS GIVEN AGAINST THE FIRST APPLICANT, DO SOLEMNLY AFFIRM 
THAT I AM THE KARTA OF THE HINDU UNDIVIDED FAMILY STYLED 


( हन्दू अविभक्त परिवार का नाम पता ) 
(NAME OF THE HUF AND ADDRESS ) 


और इस प्रकार मुझे उक्त हिन्दू अविभक्त परिवार के नाम रहनेवाले -- ----प्रतिशत राहत बांड, 
को बेचने, पृष्ठकित करने , अंतरित करने या उनका अन्यथा लेनदेन करने की पूर्ण शक्तिों प्राप्त है । 
AND AS SUCH HAVE FULL POWERS TO SELL, ENDORSE , TRANSFER OR OTHERWISE DEAL IN 
........ % RELIEF BONDS ................... STANDINGIN THE NAME OF THE SAIDHUF. 


हिन्दू अविभक्त परिवार (हि . अ . प . का नाम ) के लिए 

और उनकी ओर से नमूना हस्ताक्षर 
SPECIMEN SIGNATURE FOR AND ON BEHALF 

OF THE HUF ( NAME OF THE HUF) 


कर्ता का हस्ताक्षर 
SIGNATURE OF THE KARTA 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


समशोधित फार्म " ख " 
REVISED FORM B 

-- - -- प्रतिशत राहत बांड . 
--------------- % RELIEF BONDS 

नामांकन फार्म 
FORM OF NOMINATION 


मैं । । 


( नाम और पता) ( NAME AND ADDRESS ) 
निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करता हूं जिसे जिन्हें मेरी मृत्यु हो जाने पर बांड पर नीचे निर्दिष्ट 
बांड पर तत्समय देय राशि प्राप्त करने का हक प्राप्त होगा : 
NOMINATE THE FOLLOWING PERSON /S WHO SHALL ON MY DEATH HAVE THE RIGHT TO THE 
BONDI RECEIVE PAYMENT OF THE AMOUNT FOR THE TIME BEING OUE ON THE BOND 
SPECIFIED BELOW : 
• ~ -- -- -- प्रतिशत राहत बांड --- --- 

नामिति के ब्यौरे 
__ - -- % RELIEF BONDS ....... 

PARTICULARS OF NOMINEE 
जारी करने की बांड सं. / राशि से नामिति का नाम जन्म तिथि धारक से । 
तारीख / DATE | BOND NO . AMOUNT और पता DATE OF रिश्ता । 

BIRTH 
OF ISSUE 

NAME & ADDRESS , 

RELATION 
OF NOMINEE 

SHIP TO 
HOLDER 


Rs . 


AS . .. . .. .. . .. . . . . .. . .. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


कि ----- ---- ( एकमात्र नामिति इस तारीख को नाबालिग है अत: में श्री / श्रीमती/ कुमारी ----- - 
--------- --- को उक्स नामिति के नाबालिग रहने के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने पर उपर्युक्स बांड पर सत्समय देय 
राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूं Iss ....... 

................ THE SOLE NOMINEE ABOVE IS A MINOR ON THIS DATE , I APPOINT 
SHRI/ SMT/KUMARI . ........ 

..... TO RECEIVE 
THE AMOUNT FOR THE TIME BEING DUE ON THE ABOVE BOND IN THE EVENT OF MY DEATH DURING 
THE MINORITY OF THE SAID NOMINEE SS ... 
यह नामांकन दिनांक - --- -- ---- ---- .. . - --. - के मेरे द्वारा किये गये और आपकी बहियों में .------ ----- -- ---- 
- -- -- -- में पंजीकृत नामांकन के बदले में है जो कि इस नामांकन के पंजीकृत हो जाने पर रद्द हो जायेगा | 
THIS NOMINATIONIS IN SUBSTITUTION OF THE NOMINATION DATED .......... .......................... MADE BY 
ME AND REGISTERED ON YOUR BOOKS AT 

. ... . .. .. , WHICH SHALL STAND CANCELLED ON 
REGISTRATION OF THIS NOMINATION 


: 


N 


साक्षी के नाम और पते के साथ हस्ताक्षर 

स्थान : 
SIGNATURE WITH NAME AND ADDRESS OF WITNESS : 

PLACE : 

दिनाक . 

DATE : 

( धारक के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान ) 

( SIGNATURESTHUMB IMPRESSION OF HOLDER 
यदि नामिति नाबालिग हो तो भरा जाए / TO BE FILLED IN, IF NOMINEE IS A MINOR 
नामिति (नाबालिग) का नाम / NAME OF NOMINEE ( MINOR ) 
यदि यह नामांकन पहले ही किये गये नामांकन के बदले में न हो तो इस पैरा को काट दिया जाए / THE 
PARA MAY BE STRUCK OUT IF THE NOMINATION IS NOT IN SUBSTITUTION OF THE ONE ALREADY 


+ 


MADE . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - - SC. 1 ] 


1 ) 


राहत बांड के लिए अनुदेश और मार्गदर्शी सिध्दांत 
INSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR - RELIEF BONDS 
बांड में निवेश के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है । 
There is no maximum limit for investment in the Bonds . 
अभिदान के लिए दिये गये चेक आवेदन प्राप्त करनेवाले बैंक के पक्ष में तथा उस स्थान पर देय 
होने चाहिए जहाँ कि आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जाता है । अभिदान के रूप में प्रस्तुत अवधि 
समाप्त राहत बांड धारक या रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत उसके विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि 
द्वारा उन्मोचित किये जायेंगे । 
Cheque /draft towards subscription should be drawn in favour of the bank receiving the 
application and payable at the place where the application is tendered . A matured Relief 
Bond tondered as subscription will be discharged by the holder or his duly authorised 
representative registered with RBI. 
यदि आवेदन कानूनी अभिभावक द्वारा किसी नाबालिग की ओर से किया जाता है तो सक्षम 
न्यायालय [ संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम (1890 का अधिनियम ) के प्रावधानों के 
अधीन ] द्वारा प्रदत्त अभिभावकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
If the application is made on behalf of a minor by the legal guardian , a guardianship 
certificate granted by a competent court (under the provisions of Guardians and Wards 
Act ( Act of 1890 ) should be produced . 


नाबालिग आवेदक के मामले में , म्युनिसिपल या अन्य सक्षम प्राधिकारी, चर्च, जन्म /विवाह के 
पंजीयक या जिलाधीश, ग्राम पंचायत के प्रमुख या स्कूल के हेड मास्टर द्वारा नाबालिग का नाम 

और जन्मतिथि घोषित करते हुए जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए मूल रूप में 
प्रस्तुत किया जाना चाहिए ( एक झेरॉक्स प्रति सहित ) | 
In case of a minor applicant, a birth certificate issued by the Municipal or other 
competent authority , church , Registrar of Birth /s Marriages or a Magistrate , Head of a 
Gram Panchayat or Head Master of a School - disclosing the name and the date of birth 
of the minor should be produced in original (along with one xerox copy) for verification , 


अनिवासी भारतीयों के नाम किये गये आवेदनपत्र विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमावली के अधीन 
होंगे । 
Applications made in the name of Non -Resident Indians will be subject to Exchange 
Control Regulations . 


आवेदनपत्र पर आवेदक / कों के हस्ताक्षर/ अंगूठे के निशान होने चाहिए । अंगूठे के निशान के 
लिए 2 प्रतिष्टित व्यक्तियों से साक्ष्य दी जानी चाहिए । 
The application shall bear the signaturel thumb impression of the applicants. The thumb 
mark should be witnessed by 2 respectable persons . 


यदि आवेदनपत्र पर निवेशक से इतर किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो तो आवेदनपत्र 
के साथ हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकार देने संबंधी मुख्तारनामा संलग्न किया जाना चाहिए । 
मुख्तारनामे में बांड के अधीन देय व्याज और मूलधन प्राप्त करने और/ या बांड के बेचान या 
अंतरण का स्पष्ट प्रावधान शामिल होना चाहिए । मुख्तारनामा बिनशर्त भी होना चाहिए । यदि 
मुख्तारनामा विदेश में निष्पादित किया गया हो तो वह भारतीय दूतावास के प्राधिकृत अधिकारी 
द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए और भारत में नये सिरे से नोटरीकृत (विधिवत् मुहर लगाते 
हुए ) होना चाहिए । 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


If the application is signed by a person other than the Investor, . Powor of Attomay 
authorising the signatory should be submitted along with the application . The P . 0 .A . 
should contain exprons provision to receive interest and the principal amount duo undor 
the Bonds and /or to nogotjate or transfer the Bonds The P . O .A should also bo 
unconditional. In case the P . O . A . Is oxecutod abroad, it should be countorsigned by an 
autorised official of Indian Consulato and not arised atrosh .in India (duly stampod ). 


बांड स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में होने की स्थिति में नामांकन केवल एकमात्र धारक ( नाबालिग को 
छोड़कर) द्वारा फार्म " ख द्वारा या यथासंभव उसके निकट में किया जाए । किया गया 
नामांकनपत्र लोक ऋण कार्यालय को यथास्थिति फार्म " ख " या " ग में परिवर्तितार किया जा 
सकता है । किया गया प्रत्येक नामांकन या उसमें किया गया परिवर्तन जारीकर्ता लोक ऋण 
कार्यालय में पंजीकृत किया जायेगा और वह पंजीकरण की तारीख से लागू होगा । 
The nomination may be made by a sole holder (other than a minor) in care of bonds in 
the form of Stook Cortificato in Form B or as near thereto as may be . A nomination 
made may be varlod or cancellod by notifying PDO in Form B or C as the case may 
be . Every nomination made or variation thereof shall be rogistered at PDO of issue and 
shall be offective from the date of rogistration . 


9 ) 


आवेदनपत्र दो से अधिक व्यक्तियों के मामले में किये जाने के मामले में बांड, व्याज वारंट और 
भुगतान आदेश प्रथम आवेदक और अन्य " ( अन्य संयुक्त धारकों के नामों का उल्लेख किया 
बिना) के नाम जारी किया जायेगा । 
In case of applications made in the namos of more than 2 persons , the bonds, interest 
warrants and Paymont Orders will be issued in the name of the first applicant " und 
others " (without mentioning names of other joint holders) . 


10 ) बांड जारी करने की तारीख अभिदान यथास्थिति नकदी/ ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होने की तारीख 

या चेक वसूल होने की तारीख ही होगी । 
The date of issue of bonds will be date of receipt of subscription in cash draft or the 

date of roalisation of choque as the case may be . 
11 ) राहत बांडों के अंतर्गत उपलब्ध कर रियायतें निम्नप्रकार हैं : 

Tax concessions availablo under Relief Bonds are as under. 


आयकर - बांडों पर प्राप्त व्याज के लिए आयकर अधिनियम , 1961 के अधीन 

आयकर से छूट प्राप्त होगी । 
Income Tax - Interest on the bonds will be oxempt from Income tax undor Income Tax 

Act, 1801 


(ii) संपत्ति कर - बांड संपत्ति कर अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति कर से छूट प्राप्त है । 

Wealth Tax - The bonds will be exempt from Wealth Tax under the Woalth Tax Act 


(iii) उपहार कर - प्रारंभिक अभिदाता द्वारा उपहार स्वरूप दिये गये बांड उपहार कर से छूट 

प्राप्त होंगे । किन्तु एक या अधिक वर्षों में समग्रतः विभिन्न राहत बांडों के 

लिए 5 लाख रूपयों की अधिकतम सीमा लागू होगी । 
Gift tax Gift of tho bonds made by an initial subscriber will be exempt from Gift 

Tax subject to a maximum of Rs. 5 lakhs for various Roller Bonda 
schemos in aggrogato in one or more year . 


29/1GL /97 - 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


समाधासपुदी 


12 ) स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में रहनेवाले बांड उसके साथ संलग्न अंतरण लिखत को निष्पादित करते 

हुए अंतरणीय होंगे । उक्त अंतरण तब तक पूरा नहीं माना जायेगा जब तक कि अंतरिती का 
नाम जारी करनेवाले लोक ऋण कार्यालय की बहियों में बांड के धारक के रूप में पंजीकृत कर 
नहीं लिया जाता । वचनपत्र के रूप में रहनेवाले बांड पृष्ठांकन तथा सपुर्दगी द्वारा अंतरणीय 
होंगे । 
Bonds in the form of stock certificate will be transferable by execution of an instrument 
of transfer annexoud to it. The trangfor shall not be deemed to be completo until the name 
of the transtore lo rogisterod as holder of the bond in the books of Public Dobt Office of 
issue . Tho Bonds in the form of promissory noto will be transtorable by ondorsement 

and delivery . 
13) 

बांड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष बाद देय होगे । यदि निवेक्षक/ धारक परिपक्व आय को 
पुनर्निवेक्षित करना चाहता है तो वह परिपक्व होनेवाले चुकौती की तारीख से कम से कम 30 
दिन पूर्व रिजर्व बैंक के जारी करनेवाले लोक ऋण कार्यालय को प्रस्तुत करते हुए ऐसा कर 
सकता है । 
The bond is ropayable after a poriod of five years from the date of losuo . In case the 
Investorl holder desire to roinvest the maturity procoods ho/sho may do by 
submitting a fresh application alongwith the maturing Rollot Bondo at least 30 days prior 

to the data of repayment to the Public Debt Office of RBI of insue . 
14 ) राहत बांड के लिए आवेदनपत्र रिजर्व बैंक के कार्यालयों और क्ष क्षे बैंको की पदनामित शाखाओं 

में प्राप्त किये जायेगें । 
Application for Roliof Bonds will be received at offices of RB ! and dosignatod branches 
of Public Sector Banks . 


15 ) रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत दलालों तथा साथ ही लोक भविष्य निधि और भारतीय यूनिट ट्रस्ट 

के एजेंटों को प्रति रू 100/ - रू 1 /- (एक रूपया मात्र ) की दर पर दलाली अदा की 
जायेगी परंतु इन्हें आदाता कार्यालयों में अपने नाम दर्ज करा लेने होगें । 
Brokerage at the rate of Ro. 1/- ( Rupee one only ) per Rs. 100/ - will be paid to the brokers 
roglatered with RBI as also to PPF and UTI Agents who will have to onrol themselver 
with the receiving offices . 


16 ) राहत बार्डो की जमानत पर बैंकों से अग्रिम प्राप्त किये जा सकते हैं । 

Advances can be obtained from Banks against security of the Rollof Bonde. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road, Mayapurl,New Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi - 110054 — 1997 


